निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 ज्येष्ठ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 697 ) पटना, वृहस्पतिवार , 13 जून 2019 


सं० 01 / स्था०( विविध ) - 05 / 2019 - 4991 

वित्त विभाग 


संकल्प 

13 जून 2019 
विषय: वित्त विभाग के अन्तर्गत वित्तीय संस्थान निदेशालय को पुर्नगठित कर सांस्थिक वित्त 

निदेशालय का गठन करने तथा इसके संचालन हेतु पदों के सृजन के संबंध में । 

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों तथा चिट फंड कंपनियों के कार्यकलापों पर प्रभावी 
नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु गठित वित्तीय संस्थान निदेशालय को वर्तमान में राज्य के आर्थिक सामाजिक, शैक्षणिक आदि 
क्षेत्रों में बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों तथा चिट फंड कंपनियों आदि की बढ़ती हुई आवश्यकता, 
एवं महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर वित्तीय संस्थान निदेशालय को पुर्नगठन कर वित्तीय संस्थान निदेशालय के स्थान 
पर सांस्थिक वित्त निदेशालय का गठन किया जाता है । 

2. गठित निदेशालय का पद स्थिति निम्नवत् है: 
क्र0 पदनाम वेतनमान् । पदों की 

अभियुक्ति 

संख्या 
निदेशक लेबल - 13 

| बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के | 

पदाधिकारी । 
2. उप निदेशक लेबल - 12 02 बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारी के पदस्थापन 

अथवा बिहार वित्त सेवा के समकक्ष स्तर के 

पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा । 
3. बैंकिंग एक्सपर्ट - 

बैंकिंग सेवा के ए0जी0एम0 स्तर से अन्यून सेवारत 
( Lien पर) अथवा सेवानिवृत्त पदाधिकारी को 
संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा जिनके 
मानदेय का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त 
अंतिम वेतन के आधार पर होगा । सेवारत् रहने की 
दशा में मूल संगठन में प्राप्त वेतन प्राप्त होता 
रहेगा । 


01 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 जून 2019 


___ 4. 


विधि परामर्शी 


01 


बिहार अभियोजन सेवा से प्रतिनियुक्ति पर । 


लेबल - 11 से 

अन्यून 
लेबल - 11 | 


5 . 


अवर सचिव 


वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । 


लेबल - 9 


पूर्व स्वीकृत बल के अनुरूप । 


प्रशाखा 
पदाधिकारी 
सहायक 


लेबल - 7 


___ 10 


| पूर्व स्वीकृत बल के अनुरूप । 


3. कार्यालय परिचारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे । 
4 . पुर्नगठन के फलस्वरूप वित्तीय संस्थान निदेशालय के निम्नांकित पदों के प्रत्यर्पण किया गया : 


वेतनमान् (पे - बैंड + ग्रेड पे ) पदों की सं0 


अभियुक्ति 


01 


01 


01 


01 


01 


क्र० | पदनाम 

महानिदेशक 
। 2. | निदेशक ( अन्वेषण ) 

निदेशक (बैंकिंग) 
उप निदेशक ( सामान्य ) 
सहायक निदेशक ( सामान्य) 
| उप निदेशक ( अन्वेषण ) 
| उप निदेशक (बैंकिंग) 
सहायक निदेशक (बैंकिंग) 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
| 10. | लेखापाल 
| 11. रोकड़पाल 

ट्रेजरी सरकार 
| 13. | लाईब्रेरियन 


01 


PB4 + 8700 / - 
PB4 + 8700 / 
PB3 + 6600 / 
PB2 + 4800 / 
PB3 + 6600 / 
PB3 + 6600 / 
PB2 + 4800 / 
PB3 + 6600 / 
PB1 + 1900 / 
PB1 + 1900 / 
PB1 + 1800 / 
PB1 + 1900 / 


01 


01 


01 


01 


__ 01 

01 


5. कंडिका - 2 में उल्लेखित पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार कुल 
रू० - 1,60,00, 836 / -( एक करोड़ साठ लाख आठ सौ छत्तीस रूपये ) मात्र होगा । 

6. निदेशालय में कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा शर्ते वही होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा 
उस पद के लिये धारित किया गया है । 

7 . पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाले व्यय का भुगतान मुख्य शीर्ष - 2052 - सचिवालय - सामान्य 
सेवायें, उपशीर्ष - 00, लघु शीर्ष - 092 – अन्य कार्यालय , उपशीर्ष - 0010 – वित्तीय संस्थान निदेशालय विपत्र कोड 
सं0 - 12 - 2052000920010 मांग संख्या - 12 के अन्तर्गत स्थापना मद से होगा । 

8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से सांस्थिक वित्त निदेशालय के लिये 
घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी । 

9. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 05. 03. 2019 में मद संख्या - 22 के रूप में स्वीकृति 
प्राप्त है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण 
अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

राहुल सिंह, 
सचिव (व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 697-571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic. in 


